पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/09/ 2012- 2015. ” 


सगढ़ 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 
जी . 2- 22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30 -5 - 2001. " 


सत्यमवजयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 408 ] 


. रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 - आषाढ़ 25, शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 156/2019/18. - छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार , नगर पंचायत गीदम , जिला -द .ब. दंतेवाड़ा के वार्डों 
का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है : 


1. 


गीदम नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की 
सीमा निर्धारित करता है । 


5 


816 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


2. 


यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा । 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


01 


02 


03 


___ 04 

05 
06 
07 
08 
09 
10 


वार्ड का नाम 
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 
महात्मा गाँधी नगर वार्ड 
इंदिरा गाँधी नगर वार्ड 
महावीर नगर वार्ड 
मिनीमाता नगर वार्ड 
लाल बहादूर शास्त्री नगर वार्ड । 
सुभाषचंद्र बोस नगर वार्ड 
डॉ . अम्बेडकर नगर वार्ड 
महाराणा प्रताप नगर वार्ड 
शिवाजी नगर वार्ड 
वीरनारायण सिंह नगर वार्ड 
गायत्री मंदिर नगर वार्ड 
शिवमंदिर नगर वार्ड 
| कड़तीपारा नगर वार्ड 
शीतला माता नगर वार्ड 


11 


12 


_ 13 

14 


___ 15 


- 


गीदम नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक - 01 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 


1. उत्तर : 


2. पूर्व: 


शर्मा कॉम्पलेक्स के बाजू वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH- 63 के मिलान बिन्दु से 
धर्मशाला वेयर हाउस परानू के मकान को लेते हुए पनेड़ा चौक पार करते हुए पंड़ित 
सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय होते हुए जावंगा एवं गीदम के सीमा रेखा के मिलान 
बिन्दु तक । 
जावंगा एवं गीदम के सीमा रेखा के मिलान बिन्दु से गीदम एवं हाउरनार के सीमा रेखा 
पर चलते हुए हाट बाजार , बीईओ, जनपद कार्यालय तक । 
जनपद कार्यालय से आरईएस कॉलोनी को लेते हुए गीदम एवं हाउरनार सीमा रेखा पर 
चलते हुए डोंगरी पारा को सीमा गुप्ता घर तक । 
सीमा गुप्ता के घर से राजेन्द्र शुक्ला घर के मकान को लेते हुए उर्मिला यादव के घर 
होते हुए जयकिशोर शर्मा के मकान को लेते हुए शर्मा कॉम्पलेक्स एवं मुख्य सड़क 
NH-63 के मिलान बिन्दु तक । 


3. दक्षिण: 


4 . पश्चिम: 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


816 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक - 02 महात्मा गाँधी नगर वार्ड 


1 . उत्तर : 


. 


2. पूर्वः 


गौरव पथ एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु से रतनी बाई , चंदूलाल कुरे, 
बाजीराव फुटाने एवं फॉरेस्ट डिपो को लेते हुए खेतमल सोनी के मकान से तहसील 
कार्यालय एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु तक । 
तहसील कार्यालय के बाजू से आने वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान 
बिन्दु से शिशु मंदिर को लेते हुए सुशीला बघेल घर, दिपक प्रसाद घर लेते हुए महेश 
पंड़ित के दुकान तक 
महेश पंड़ित के दुकान से चामो के मकान को लेते हुए चम्पा के मकान के सामने वाली 
सड़क को पार करते हुए सत्यम घर तक । 
सत्यम घर को लेते हुए सुंदरी घर शेषमणी पाण्डे फॉरेस्ट क्वाटर को लेते हुए सामने 
वाली सड़क को पार करते हुए कांजी हॉउस वैष्णव घर होते हुए लक्ष्मण ठाकुर घर 
होते हुए गौरव पथ होते हुए मिट्टी तेल टैंक होते हुए मुख्य सड़क NH- 63 के मिलान 
बिन्दु से रतनी बाई के मकान तक । 


3 . दक्षिण: - 


4 . पश्चिम: 


वार्ड क्रमांक - 03 इंदिरा गाँधी नगर वार्ड 


1. उत्तर : - 


2. पूर्वः 


3. दक्षिण: 


भुलाई गुप्ता के मकान हेते हुए सर्वेश घर से गौतम चन्द्राकर घर लेते हुए कृष्णगोपाल 
घर से सुनील मण्डल के घर के सामने वाली गौरव पथ रोड़ को पार करते हुए जयहरि 
सिंह के मकान को लेते हुए मनबोध घर होते हुए प्रकाश इड़पाते घर तक । 
प्रकाश इड़पाते के मकान को लेते हुए कुंवर प्रसाद घर रवी बहादुर घर होते हुए संतोष 
साहू के मकान तक । 
संतोष साहू के मकान के सामने वाली सड़क को पार करते हुए हाउरनार सीमा रेखा 
पर चलते हुए उषा साहू के मकान को लेते हुए राजकुमार अग्रहरि मकान होते हुए 
चंद्रकली साहू के मकान को लेते हुए कुंजाम घर के सामने वाली गौरव पथ को पार 
करते हुए कमल शर्मा के मकान होते हुए रामलखन यादव घर होते हुए रमेश गोल्छा के 
नवीन मकान तक । 
रमेश गोल्छा के नवीन मकान से अशोक गुप्ता के घर होते हुए भुलई गुप्ता के घर 
तक । 


4. पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक - 04 महावीर नगर वार्ड 


1. उत्तर :- 


मोती जैन के दुकान के बाजू वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु से 
लखन होटल, विनोद मेडिकल स्टोर्स , को लेते हुए ओसवाल भवन की ओर जाने वाली 
सड़क को पार करते हुए वन विभाग कार्यालय पटेल दवाखाना को लेते हुए चाण्डकमल 
सोनी के मकान को लेते हुए दल्लीचंद सुराना विमल सुराना मकान होते हुए केनेरा बैंक 
होते हुए दुबे लॉज एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु तक । 
दुबे लॉज के पास वाली गौरव पथ सड़क एवं मुख्य सड़क NH -63 के मिलान बिन्दु से 
लल्लू प्रसाद एवं जयहरि सिंह का नया मकान होते हुए पटवारी क्वाटर तक | 


. 2 . पूर्व: 


ल 





816 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


3 . दक्षिण: 


पटवारी क्वाटर से पुखराज सुराना के घर के सामने वाली रोड़ को पार करते हुए 
रामसाय साहू के मकान होते हुए मुकुंदचंद दुग्गड़ के बाड़ा से सामने वाली रोड़ को 
पार करते हुए शर्मा मील को लेते हुए दिलीप सोनी के मकान से लोकनाथ घर होते 
हुए रूपचंद सोनी के घर के सामने वाली रोड़ को पार करते हुए रामचंद जयसवाल के 
मकान होते हुए जवाहरलाल लोड़ा के मकान तक । 
जवाहरलाल लोड़ा के मकान को लेते हुए रानीदान गांधी रतनलाल सुराना एवं 
शंकरलाल सुराना के मकान होते हुए मोती किराना स्टोर्स तक । 


4. पश्चिम: 


वार्ड क्रमांक - 05 मिनीमाता नगर वार्ड 


1. उत्तर : 


2. पूर्व: 


प्रेमराज जैन के मकान अम्मु सेन के मकान के सामने स्थित पुखराज जैन मकान को 
लेते हुए मोहम्मद अब्बास के घर के सामने वाले रोड़ को पार करते हुए जनक कौमार्य 
के मकान लेते हुए मंगल चंद्राकार के मकान होते हुए समारू राम साहू के मकान 
बोरपदर स्कूल होते हुए राकेश कुशवाल के घर के सामने रोड़ को पार करते हुए 
बाबूलाल सोनी के मकान होते हुए आई.टी . आई. कालोनी संतोष गुप्ता के मकान होते 
हुए सावित्री शिवहरे के मकान तक । 
सावित्री शिवहरे के मकान को लेते हुए मनोज नेगी के क्वाटर के सामने वाली रोड़ 
करते हुए सांस्कृतिक भवन को लेते हुए गीदम एवं हाउरनार की सीमा रेखा तक । 
सांस्कृतिक भवन एवं हाउरनार की सीमा रेखा को लेते हुए पंचबाई यादव के मकान एवं 
जैशली नायक के सामने वाली रोड़ को पार करते हुए गुप्ता सर के मकान से गीदम 
एवं हाउरनार की सीमा रेखा पर चलते हुए महेश शर्मा के मकान तक । 
महेश शर्मा के मकान को लेते हुए जवाहर सुराना के खेत में चलते हुए जेठमल बुरड़ 
के मकान को लेते हुए नगर पंचायत के शासकीय बोर एवं प्रेमराज गोल्छा के मकान 


3. दक्षिण: 


4. पश्चिम: 


तका 


वार्ड क्रमांक - 06 लाल बहादूर शास्त्री नगर वार्ड 


1. उत्तर : - 


2. पूर्वः 


3. दक्षिण: 


राज दुकान को लेते हुए एवं मुख्य सड़क NH- 63 के मिलान बिन्दु से भगवानचंद 
चोपड़ा के मकान होते हुए फॉरेस्ट आवासीय क्वाटर लेते हुए पवन स्टोर तक । 
पवन स्टोर के बाजू वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH- 63 के मिलान बिन्दु से पवन 
स्टोर भगवान दास राठी मानक लाल सुराना, महावीर मंदिर , को लेते हुए बस्तीमल 
चाण्डक के मकान के सामने वाली रोड़ को पार करते हुए मुनिया घर होते हुए राजा 
सुराना एवं त्रिलोक सुराना के खेत पार करते हुए बाई पास रोड़ तक । 
बाई पास रोड़ को लेते हुए गिरिवर घर सेठिया घर होते हुए तालाब के पूर्वी कोना से 
तालाब के मेढ़ पर चलते हुए बत्ती बाई के मकान तक । 
बत्ती बाई के मकान को लेते हुए रामेश्वर देवांगन एवं लल्लन साहू के मकान के सामने 
वाली रोड़ को पार करते हुए कौशिल्या नागेश के मकान को लेते हुए हीरालाल निषाद 
एवं बिरेन्द्र सेन के मकान के सामने वाली रोड़ को पार करते हुए तपन देवनाथ के 
मकान देवलाल देवांगन एवं रिना ध्रुव के मकान होते हुए दयानंद देवांगन एवं बंशीलाल 
साहू के मकान को लेते हुए राज दुकान एवं मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु तक । 


4. पश्चिम : - 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


816 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक - 07 सुभाषचंद्र बोस नगर वार्ड 


1. उत्तर :- 


2 . पूर्वः 


गुलाबचंद जैन के मकान को लेते हुए शिव मंदिर होते हुए कुम्भकार घर एवं नंदकुमार 
साहू के बाजू वाली रोड़ को पार करते हुए सावित्री ध्रुव घर लेते हुए लक्ष्मी यादव के 
सामने वाली रोड़ को पार करते हुए भरत लाल देवांगन के मकान होते हुए नरेश जैन 
के मकान को लेते हुए नवीन विश्वकर्मा के बाजू वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH-63 
के मिलान बिन्दु से कानमल जैन युनिस खान की दुकान को लेते हुए कैलास फोटो 
फेम दुकान एवं मुख्य सड़क NH- 63 के मिलान बिन्दु तक । . 
कैलास फोटो फ्रेम दुकान को लेते हुए दशरथ साहू एवं संतोष राव के मकान होते हुए 
पिल्ले घर के सामने वाली रोड़ को पार करते हुए अवस्थी कॉलोनी को लेते हुए राधा 
बाई कुंवर सिंह एवं मेघराज बुरड़ के मकान तक । 
मेघराज बुरड़ के मकान को लेते हुए बिसोहा देवांगन राधा बाई के सामने वाली रोड़ 
को पार करते हुए तालाब की कच्ची मेढ़ से चलते हुए पार्क को लेते हुए पूर्वी कोना से 
को पार करते . 
पश्चिम दिशा में चलते हुए पार्क के दक्षिणी पश्चिमी कोना एवं हारम सीमा तक । . 
पार्क के दक्षिणी पश्चिमी कोना हारम सीमा से तालाब के पश्चिमी मेड़ पर चलते हुए 
आंगन बाड़ी होते हुए गुलाबचंद के मकान तक । 


3. दक्षिण: 


4. पश्चिम: 


वार्ड क्रमांक - 08 डॉ . अम्बेडकर नगर वार्ड 


1 . उत्तर :- 
2 . पूर्वः 


3. दक्षिण: 


हारम गीदम के मिलान बिन्दु नदी से गीदम स्टॉप डेम तक । 
गीदम स्टॉप डेम से सिराजुद्दीन के मकान होते हुए बिसरी बाई , प्रयागदत्त के मकान , 
ऑगनबाडी को लेते हुए दुर्गा मंदिर होते हुए ईसाक खान के मकान को लेते हुए प्यारे 
साहू बलवंत घर एवं कन्या शाला स्कूल के सामने मुख्य सड़क NH- 63 को पार करते 
हुए PWD बाउन्डरी चलते हुए सार्वजनिक दुर्गा मण्डप तक । 
सार्वजनिक दुर्गा मण्डप से PWD बाउन्डरी चलते हुए सुमित्रा नेताम के मकान घर के 
सामने पुराना पुलिस थाना होते हुए मुख्य सड़क NH- 63 तक । 
पुराना थाना से सामने मुख्य सड़क NH-63 पार करते हुए लहर सिंह का होटल एवं 
नगर पंचायत के पश्चिमी सीमा पर स्थित फरीदा बेगम के मकान के सामने रोड़ पार 
करते हुए खिलावन की दुकान मकान को लेते हुए सड़क पार करते हुए कबरीस्तान के 
बाउन्डरीवॉल होते हुए मदार का खेती एवं हारम गीदम के मिलान बिन्दु नदी तक । 


4. पश्चिम: 


वार्ड क्रमांक - 09 महाराणा प्रताप नगर वार्ड 


1. उत्तर : 
2. पूर्व: 


3. दक्षिण: 


बारसूर रोड़ से फूलपदर पारा होते हुए पेरमा पारा में शिवराम के घर तक । 
शिवराम के घर से जुगघर के घर होते हुए नदी पारा करते हुए रोड़ से होते हुए ट्रेक्टर 
के घर मस्जीद पुराना पोस्ट ऑफीस सेख नसीम के घर होते हुए पारसमल दुग्गड़ के 
पास मुख्य सड़क NH-63 के मिलान बिन्दु तक । 
पारसमल दुग्गड़ के मकान के पास मुख्य सड़क NH- 63 के मिलान बिन्दु से स्टेट बैंक 
होते हुए रामकुमार ड्राइवर के निवास के बाजू वाली सड़क तक । 
मुख्य सड़क के मिलान बिन्दु से रामकुमार ड्राइवर के निवास सुनील जैन के मकान 
लेते हुए नथ्थूलाल गुप्ता मकान के सामने की सड़क पार करते हुए पिताम्बर दास 
मानीकपुरी बक्कू मिस्त्री के घर होते हुए लियाकत के घर होते हुए खलील अहमद 
संतदास ( ट्रेक्टर) के घर होते हुए नदी पार करते हुए बंटी कौशल रिजवी राईस मिल 
फूलपदर पारा में नरसिंह घर होते हुए बारसूर रोड़ तक । 


4 पश्चिम : 


. 


. . 


.. 


816 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक - 10 शिवाजी नगर वार्ड 


1 . उत्तर : - 


2. पूर्व: 


स्टॉप डेम से गीदम नदी के किनारे होते हुए कुसूम झोड़ी को पार करते हुए कुम्हार 
पारा तक । 
कुम्हार पारा को लेते हुए कोसूम झोड़ी पार कर भरत देवांगन होते हुए मंजू देवांगन के 
मकान को लेते हुए लखन कौशल के मकान एवं दुकान के सामने वाली सड़क के 
मिलान बिन्दु तक । 
लखन कौशल के मकान के सामने वाली सड़क के मिलान बिन्दु को लेते हुए पूरन 
सोनी के मकान के सामने वाली सड़क के मिलान बिन्दु तक । 
पूरन सोनी के सामने वाली सड़क के मिलान बिन्दु को लेते हुए बाबूलाल 
गोलच्छा,विवेक पटेल, एवं शकूर मोहम्मद के मकान को लेते हुए गीदम नदी के चेक 
डेम तक । 


3. दक्षिण: 


4. पश्चिम: 


वार्ड क्रमांक - 11 वीरनारायण सिंह नगर वार्ड 


1. उत्तर :- 


2 . पूर्वः 


3. दक्षिणः 


मुरली देवांगन एवं लक्ष्मण देवांगन घर के पीछे कुसूम झोड़ी एवं 10 नम्बर वार्ड के 
मिलान बिन्दु से हारक चंद जैन के घर के बाजू में स्थित कुसूम झोड़ी नाला एवं सड़क . 
मिलान बिन्दु तक । 
कुसूम झोड़ी से हरकचंद के मकान से यमुना प्रसाद देवांगन सीमा आटा मील को लेते 
हुए नरेन्द्र जैन की ओर से आने वाली सड़क को पार करते हुए प्रतीक्षा बस स्टैण्ड के 
पश्चिमी सीमा में चलते हुए अवस्थी के प्लॉट के पास मुख्य सड़क NH- 63 तक । 
अवस्थी के प्लॉट के पास मुख्य सड़क NH-63 से देवन लॉज उत्तम हार्डवेयर , वन 
विभाग की आवासीय भवन को लेते हुए नरेन्द्र जैन की ओर जाने वाली सड़क को पार 
करते हुए मानकलाल सुराना अजीत जैन दुर्गा होटल को लेते हुए सोनारपारा की ओर 
जाने वाली सड़क तक । 
सोनारपारा की ओर जाने वाली सड़क एवं मुख्य सड़क NH- 63 मिलान बिन्दु से रोशन 
टेलर्स, नरसिंहमल सालेचा, कृष्णा देवांगन के मकान को लेते हुए पुराना साप्ताहिक 
बाजार से रामेश्वर गुप्ता फूलो बाड़ा एवं मधुसूदन देवांगन के मकान के पीछे कुमार 
पारा जाने वाले सड़क के पास स्थित कुसूम झोड़ी तक । 


4. पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक -12 गायत्री मंदिर नगर वार्ड 


1. उत्तर : 


2. पूर्व: 


कुसूम झोड़ी के पास वार्ड क्र . 11 के मिलान बिन्दु से झोड़ी किनारे किनारे एस. एल. आर. 
एम. सेन्टर से अटल आवास की ओर जाने वाली सड़क के पुलिया तक । 
अटल आवास की ओर जाने वाली सड़क के पुलिया से मटन मार्केट को लेते हुए 
रघुनाथ के मकान को छोड़ते हुए उसकी बाजू वाली सड़क पर चलते हुए प्रदीप शर्मा 
के मकान होते हुए तंगराज के मकान शिवाराज नेताम से मुख्य सड़क के मिलान बिन्दु 


तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


816 ( 5 ) 


3. दक्षिण: 


शिव कुमार नेताम के घर के पास मुख्य सड़क NH-63 से शिवकुमार नेताम के मकान 
को लेते हुए बजरंगी , नगर पंचायत कार्यालय, पुराना बस स्टैण्ड, पेट्रोल पम्प को लेते 
प्रतीक्षा बस स्टैण्ड के दक्षिणी - पश्चिमी कोना तक । 
प्रतीक्षा बस स्टैण्ड के दक्षिणी - पश्चिमी कोना के पास मुख्य सड़क 63 मिलान बिन्दु से 
गायत्री मंदिर मायादीन का दुकान हुकूमचंद डागा रोशन टेलर्स के घर होते हुए कुसूम 
झोड़ी के पास वार्ड क्र .11 के मिलान बिन्दु तक । 


4. पश्चिम: 


वार्ड क्रमांक - 13 शिवमंदिर नगर वार्ड 


1. उत्तर : - 


2. पूर्व: 


3. दक्षिण: 


अटल आवास की ओर जाने वाली सड़क पर बने पुलिया एवं झोड़ी के मिलान बिन्दु से 
झोड़ी के किनारे - किनारे चलते हुए चट्टान पारा को लेते हुए पनेड़ा की ओर जाने 
वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क एवं पुलिया को पार करते हुए गीदम एवं पनेड़ा के सीमा 
बिन्दु तक । 
पनेड़ा गीदम के सीमा बिन्दु से आई.टी. आई होते हुए मुख्य सड़क 63 के मिलान बिन्दु 
तक । 
आई . टी . आई. एवं मुख्य सड़क एन . एच . 63 के पास मिलान बिन्दु से नया पुलिस थाना, 
देशराज गुप्ता एवं जी.ए. डी . कॉलोनी को लेते हुए पनेड़ा की ओर जाने वाली सड़क को 
पार करते हुए मुख्य सडक पर चलते हुए रिक्त प्लाट को लेते हुए राज कुमार गुप्ता के 
मकान बी. एस. एन . एल. ऑफिस भवन को लेते हुए पुनःरिक्त प्लाट को लेते हुए राजेन्द्र 
देवांगन उमा देवी ठाकुर के भवन लेम्पस, फारेस्ट के नाका के पास मोहन गुप्ता के 
मकान को लेते हुए हनुमान मंदिर के पास वाली सड़क को पार करते हुए पुराना आई. 
टी . आई. गोदाम, भोला गुप्ता के मकान को लेते हुए अरविन्द गुप्ता के मकान के सामने 
स्थित दुकान एवं सड़क एवं मुख्य सड़क एन.एच. - 63 के मिलान बिन्दु तक । 
अरविन्द गुप्ता के सामने वाली सड़क के मिलान बिन्दु से अरविन्द गुप्ता वैद्यनाथ झा के 
मकान तथा रिक्त पड़े प्लॉट को लेते हुए मदन शाह के मकान के पास मटन मार्केट 
की ओर जाने वाली सड़क से रघुनाथ, विपुल मण्डल के मकान को लेते हुए झोड़ी पर 
बने पुलिया तक । 


4 . पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक - 14 कड़तीपारा नगर वार्ड 


1 . उत्तर : 


2. पूर्व: 


___ महांगू पारा में मंगल, भीमा राम के मकान से नगर पंचायत के उत्तरी सीमा घोटपाल 

एवं गीदम के सीमा रेखा पर चलते हुए लालसाय पारा कड़ती पारा का सम्पूर्ण पारा को 
लेते हुए नगर पंचायत के पूर्व एवं उत्तर के कोने पर स्थित घोटपाल , मड़से एवं गीदम 
के मिलान बिन्दु पर स्थित नदी तक खसरा नं . 237 । 
गीदम, घोटपाल , एवं मड़से की मिलान बिन्दु पर स्थित नदी खसरा क्र . 237 से नगर 
पंचायत के पूर्वी सीमा में गीदम एवं बड़े पनेड़ा के सीमा रेखा पर चलते हुए कड़ती 
पारा को लेते हुए खसरा न . 300 , 310 तथा मुख्य सड़क से पनेड़ा जाने वाली प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क को पार करते हुए खसरा क्र . 347 , 346 एवं नगर पंचायत के पूर्वी एवं 
दक्षिणी कोने पर स्थित खसरा क्र . 349 के पूर्वी दक्षिणी कोने से आई. टी . आई के पास 
पनेड़ा जावंगा गीदम के सीमा रेखा तक । 


816 ( 6) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


3. दक्षिण: 


नगर पंचायत के पूर्वी एवं दक्षिणी कोने पर स्थित खसरा क्र . 349 के पूर्वी दक्षिणी कोने 
से नगर पंचायत के पूर्वी एवं दक्षिणी कोने पर स्थित खसरा क्र . 349 के पूर्वी दक्षिणी 
कोने से कुसूम झोड़ी के किनारे - किनारे चलते हुए पनेड़ा जाने वाली पीएमजेएसवाय 
रोड़ पार करते हुए झोडी किनारे - किनारे स्थित मकान एवं रिक्त भूखण्डों को लेते हुए 
कुसूमझोडी एवं वार्ड क्र . 10 एवं 11के मिलान बिन्दु तक । 
कुसूमझोडी एवं वार्ड क्र . 10 एवं 11के मिलान बिन्दु से कॅपोजिस्ट सेड को लेते हुए 
नदी किनारे किनारे होते हुए एवं कुसूम झोड़ी के मिलान बिन्दु अटल आवास कदम 
टिकारा तथा नदी के किनारे किनारे होते हुए खसरा क्र . 508 को लेते हुए नदी पार 
करते हुए सुदरू रावत ऑगनबाडी भवन को लेते हुए भीमा , मंगल के मकान महागू पारा 
तक । 


4. पश्चिमः 


वार्ड क्रमांक - 15 शीतला माता नगर वार्ड 


1. उत्तर :- 


2. पूर्वः 


3. दक्षिण: 


बारसूर रोड एवं नागुल रोड के मिलान बिन्दु सोनार पारा मे दीपचंद , अभिमन्यु सोनी 
एवं शंकरलाल सोनी के मकान को लेते हुए नगर पंचायत के उत्तरी सीमा तक । 
नगर पंचायत के घोटपाल , गीदम के सीमा रेखा से महागूपारा को छोड़कर नदी के 
किनारे चलते हुए शीतला माता मंदिर से होते हुए वार्ड क्र . 09 के मिलान बिन्दु के पास 
स्थित स्टाप डेम तक । 
शीतला माता मंदिर के पास स्थित स्टाप डेम से नदी किनारे किनारे चलते हुए नगर 
पंचायत के पश्चिमी सीमा पर स्थित चैक डेम तक । 
चैक डेम से आंगन बाड़ी झाडू घर होते हुए सोनार पारा जाने वाली रोड़ बड़ झाड़ 
पुलिया वाली रोड़ को पार करते हुए धनसिंह की खेत चलते हुए पिलाराम घर को लेते 
हुए धनेद्र सोनी के घर से पूरन सोनी के खेत चलते हुए लक्ष्मण पारा एवं नागुल एव 
गीदम की सीमा बिन्दु तक । 


4. पश्चिम: 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप सचिव . 


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 1 - 156 / 2019 / 18. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 - 156 / 2019 / 18 दिनांक 12. 07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप सचिव . 


THE 1947 , faalim 16 TIME 2019 


816 (7 ) 


Nava Raipur Atal Nagar the 12th July 2019 

NOTIFICATION 


No. F 1 - 156 /2019 /18 . -- In exercise of the powers conferred by sub section (1 ) of 
section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No. 37 of 1961 ) the State Government 
hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Geedam , Distt . South Bastar 
Dantewada as per schedule given Below : 


1. 


Divides Nagar Panchayat Geedam , into 15 wards and described the limits of each 
ward as shown in schedule . 
Notified that one councilor shall be elected from each such ward . 


.. 


. . 


2 . 


SCHEDULE 


4 . . 


. 


S .No.of ward 

Name of the ward 
Dr. Rajendra Prasad Ward 
| MahatmaGandhi Nagar Ward 
Indira Gandhi Nagar Ward 
Mahavir Nagar Ward 
| Minimata Nagar Ward 
Lal Bahadur Shastri Nagar Ward 
Subhash Chandra Bose Nagar Ward 
Dr. Ambedkar Nagar Ward 
Maharana Pratap Nagar Ward 
Shivaji Nagar Ward 
Virnarayan Singh Nagar Ward 
Gayatri Mandir Nagar Ward 

ShivMandir Nagar Ward 
14IT | Kdtipara Nagar Ward 

Shitla mata Nagar Ward 


1 


. 


15 


Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Geedam 


WARD NO . 01 Dr . Rajendra Prasad Ward 


North : 


From junction of main road NH -63 and the road along the Sharma complex 
and taking dharmshala ware House paranu house and crossing the pneda 
chaowk ,going to pandit Sundarlal Sharma university till the matching point of 
the boundaries of jawanga and geedam . 
From junction of boundary line of Jawanga and Geedam moving on the 
boundary line of Geedam and Haurnaar, up to haat bajaar, B . E . O . „ Janpad 
Office . 


East: 


816 ( 8 ) 


OTTHIE {1697 , ferich 16 


TS 2019 


South : 


West : 


Taking the RES Colony from the Janpad office , goining on the Hournaar 
Geedam boundary line, Dongri para to Seema Gupta house . 
From the house of Seema Gupta taking the house of Rajendra Shukla to 
Urmila Yadav house taking Jai Kishore Sharma house up to the junction point 
of Sharma complex and main road NH -63 . 


WARD NO . 02 Mahatma Gandhi Nagar Ward 


North : 


East : 


From the matching point of Gaurav Path and the main road NH -63 taking 
Ratni Bai Chandulal Kurre , Bajirao Futane and forest depot from Khetmal soni 
house to the matching point the tahsil office and the main road NH63 . 
From the matching point of road beside of the Tahsil office and main road 
NH -63 taking the Shishu Mandir , Sushila Baghel house , Deepak Prashad 
house up to Mahesh Pandit Shop . 
From Mahesh Pandit shop taking the house of Chamo , crossing the road in 
front of Champa s house to Satyam home. 
Taking the Satyam house , Sundari house , Seshmani Pandey , Forest Quarter, 
crossing road a head , taking the Kanji House , Vaisnav house , Lakshman 
Thakur house , Gaurav Path , Kerosin tank up to the matching point of the main 
road NH - 63. and Ratni Bai house . 


South : 


West: 


WARD NO . 03 Indira GandhiNagar Ward 


ht 


North : 


East: 


South : 


Taking the house of Bhulai Gupta , Gautam Chandrakar house , from Krishna 
Gopal house to Sunil Mandal House , crossing Gaurav Path , the taking the 
house of Jaihari Singh , to the Manbodh House to Prakash Idhpate house . 

From the house of prakash idhpate , Kunwar Prasad house , Ravi Bahadur 
house to the house of Santosh Sahu . 
Crossing the road opposite the House of Santosh Sahu , taking the house of 
Usha Sahu , Rajkumar Agrahari house , Chandrakali Sahu house , crossing 
Gaurav Path in front of Kunjam house taking Kamal Sharma house , 
Ramlakhan Yadav house up to new house of Ramesh Golcha. 
From the new house of Ramesh Golcha , taking Ashok Gupta s house , to the 
house of Bhulai Gupta . 


West: 


WARD NO . 04 Mahavir Nagar Ward 


North : 


Taking the adjcent road of Moti Jain s shop and Matching Point of main road 
NH - 63 and taking Lakhan Hotal , Vinod Medical stores crossing the road 
leading to Oswal Bhavan , taking Forest Office , Patel Medical Stores, 
Chandakmal Soni s house ,Dallichan Surana Vimal Surana s house , Kenera 
Baink to Dube lodge and Main road NH -63 . 
From The matching Point of The Gaorav Path near Dube Lodge and the main 
road NH -63 to Patwari Quarter Passing through Lallu Prasad and Jaihari 
Singh s new house . 


East : 


ETHNIC 1847 , faria 16 Ici 


2019 


816 ( 9 ) 


1 


. 


. 


South : 


2 


. 


. 


From the Patwari Quarter crossing the opposite road of Pukhraj Surana , 
Ramsay Sahu s house crossing the opposite road of Mukundchand Duggad , 
taking Sharma mill and Deelip Soni s house, Loknath house , crossing the 
opposite road of Rupchand Soni and Rmachand Jaiyswal to Jawaharlal Loda s 
house . 
Taking the house of Jawaharlal Lodha , passing through Ranidan Gandhi 
Ratanlal Surana and Sakarlal Surana house to Moti Kirana stores. 


West : 


WARD NO . 05 Minimata Nagar Ward 


North : 


East: 


From the house of Premraj Jain and taking Pukhraj Jain s house in front of 
Ammu Sen crossing the road opposit to Mohammad Abbas,taking Janak 
Kaomarya house ,Mangal Chandrakar house , Somaru Ram Sahu s house , 
Borpadar School, crossing the road opposit to Rakesh Kushwal house , pasing 
through Babulal Soni s house ,I. T . I. Colony ,Santosh Gupata s house to Savitri 
Shivhare house . 
From the house of Savitri Shivhare , crosing the road opposite to Manoj Negi 
Quarter , taking the Sanskritik bhavan to boundary line of Geedam and 
haurnaar . 
Taking the boundary line of the Sanskritik Bhavan and Haournar crossing the 
road opposite to Panchabai Yadav s house and the Jaisli Nayak , from Gupta 
Sir s house walikig through Geedam and Hournar boundary line to Mahesh 
Sharma s house . 
From the Mahesh Sharma s house , walking Jawahar Surana empty land , taking 
Jethmal Buradh House to Nagar Panchayat Govt Bore and Premraj Golcha s 
house . 


South : 


West: 


WARD NO . 06 Lal Bahadur Shastri Nagar Ward 


North : 


East: 


South : 


Taking the Raj Shop and from matcing point of NH -63 passing through 
Bhagwanchand Chopda s "house ,taking the Forest Residential Quarter to 
Pawan stores . 
From The matching Point of main road NH -63 and adjecent road of Pawan 
stores, taking Pawan stores, Bhagwandash Rathi Manaklal Surana ,Mahavir 
Mandir , crossing the road opposite to Bastmal Chandak house , passing 
through Muniya s house, crossing Raj Suran and Trilok Surana empty land to 
bypass road . 
Taking the bypass road , the Girivar house Sethia house is going from the 
easterncorner of the pond to the house of Batti Bai. 
Taking the house of Bati Bai , crossing the road opposite the house of 
Rameswar Dewagan and Lallan Sahu , taking Kaushilya Nagesh house , 
crossing the road opposite to Hiralal Nishad and Birendra Sen s house , take 
the house of Tapan Devnath and Devlal Dewangan and Rina dhruw House 
whele walking the Dayanand dewangan and taking Banshilal Shahu House to 
Matching point ofNH -63 main road and Raj shop . 


West: 


816 ( 10 ) 


S 


HTE 15149, facich 16 min 2019 


WARD NO . 07 Subhash Chandra Bose Nagar Ward 


North : 


East : 


From the house of Gulabchand Jain , crossing the road along the Kumbhark 
and Nandkumar Sahu , taking the house of Savitri , crossing the road opposite 
Lakshmi Yadav, taking the house of Bharatlal Devagan , taking the house of 
Naresh Jain from matcing point road of NH - 63 and adjecent road of Navin 
Vishwakarma , Taking Kamal Jain Yunish Khan s shop to matcing point of 
main road NH -63 and Kailash from the Kailash photo frameshop . 
From the Kailash photo frame shop to house of Dasharath Sahu and Santosh 
Rao , passing the road opposite the Pillae house , taking the Awasthi Colony, to 
the house of Radha Bai Kunwar Singh and Meghraj Burad . 
From the house of Meghraj Burad , crossing the road opposite Bisoha Dewagan 
Radha Bai, walking through the medh of the pond , moving from the eastern 
corner to the west, to the South Western Corner of park and Haram boundary . 
From the South Western corner of the park , Haram border Walking on the 
westurn medh of the pond passing throug Aanganbai to Gulabchand s house . 


South : 


West : 


Ward no 08 Dr. Ambedkar Nagar Ward 


North : - 
East : 


South : 


From the Matching point river of the Haram Geedam to the Gidam Stop Dam . 
From Geedam Stop Dam passing through the House of Sirajuddin taking 
Bishri Bai , the house of Prayagdatt, Aanganbadi passing through Durga 
Tempal taking house of Ishaq Khan crossing main road NH -63 in front of 
Payre Sahu Balwant house and Girl s High School walking through P . W . D . 
Boundary to Sarvajanik Durga mandap . 
From Public Durga Mandap , walking through PWD Boundry opposite of 
Sumitra Netam s house , Purana police station , till main road NH -63. 
Crossing the main road NH - 63 from the Purana police station , crossing the 
road in front of the house of western Border Corner of Lahar Singh s hotel to 
Farida begam House crossing the C . C Road , taking the house of Khilvan shop 
and house, crossing the Road was the boundary wall of the Kabristan Farmed 
Madar farming and up to Matching point river of Haram Geedam . 


West : 


Ward no 09 Maharana Pratap Nagar Ward 


- 


North : 
East : 


South : 


From Barsur Road To Phulpadar permapara in to the Shivram House . 
From the house of Shivaram , passing through Jugdhar house , crossing the 
River and road passing through Masjid ,old Post Office , Sekh Nasim house to 
Matching point of the main road NH -63 near Parasmal Duggad . :: 
From the matching point of the main road NH -63 near Parashmal Duggad 
house , to the State bank and the road along the side of Ramkumar Driver s 
residence . 
From matciing point of main road taking Ramkumar Driver house,Sunil Jain s 
house crossing the opposite road of Natthulal Gupta s house passing through 
Pitambardas Manikpuri , Bakku Mistry s house , Liyakat house , Khalil Ahmad 
Santdas ( tractor)house ,crossing the river passing through Narshingh house in 
Banti Kaoshal Rizvi Rice Mill Foolpadar Para to Barsur road . 


West : 


FTTHIE 1947, ferich 16 


a 


2019 


816 ( 11 ) 


Ward no. 10 ShivajiNagar Ward 


North : 


East : 


From Stop Dam side by side of Geedam river crossing Kusum Jhodi to 
Kumhar Para . 
Taking Kumharpara crossing the Kusum Jhodi taking Bharat Devagan house 
to Manju Dewangan house and till the matching point of the street in front of 
Lakhan Kaoshal House and shop . 
From the matching point of the street in front of Lakhan House and shop , till 
the matching point of the road opposite Puran Soni House . 
From the matching point of the road opposite Puran House taking the house of 
babulal Golchha , Vivek Patel and Shakur Mohammad , till the Checkdam of 
the geedam river. 


South : 


e . 


West : 


Ward no . 11 Virnarayan Singh Nagar Ward 


North : 


East : 


South : 


From the matcing point of 10 number ward and Kusum Jhodi at the Back of 
Murli Dewangan and Laxman Dewangan house to road matcing point and 
Kusum Jhodi Nala be side Harakchand Jain s house . 
From kusum Jhodi to harakchand jain and the Yamuna Prasad Dewangan 
House Seema mill crossing the road coming from narendra Jain . Walking 
through the western boundary of the bus Stand , the main road NH -63 near the 
Awasti plot. 
From main road NH -63 near Awasthi plot taking Devan Lodge,Uttam 
Hardware , Forest Department Residential Bulding crossing the road towards 
Narendra Jain ,taking Manklal Surana , Ajit Jain Durga Hotal to road going 
towards Sonar Para . . 
From matching point of main road NH -63 and road going towards to Sonar 
Para , taking Roshan tailors , Narshingmal Salecha ,Krrishna Dewangan house 
old weekly Market to Kusum Jhodi near road going to Kumharpara at the back 
of Rameshwar Gupta Foolobada and Madhusudan Dewangan house . 


West : 


Ward no. 12 Gayatri Nagar Ward 


North : 


East : 


South : 


From the matching point of ward number 11 near Kusum jhodi on the edge of 
the edge , to the SLRM Center to the bridge of the road leading to Atal Awash 
From the bridge of the road going to the Atal Housing,mutton marcket leaving 
the house of Raghunath , moving towards the road along the side of Pradip 
Sharma s house , from the house of Tangraj, from Shivraj Netam , to the main 
road NH -63 matching point. 
from the main road , NH -63 near Shiv Kumar house , taking the house of 
Bajrangi, Nagar Panchayat office , old bus stand , petrol pump, and south west 
corner of the Pratikcha bus stand . 
From the matching point of main road NH -63 near south western corner of 
Pratiksha Bus stand ,passing through Gaytri Mandir ,Mayadin Shop 
,Hukumchand Daga,Roshan tailors matcing point of ward no - 11 near Kusum 
Jhodi. 


West : 


816 ( 12 ) 


SOTILAG 1747457 , Ferlich 16 F 


2019 


Ward no . 13 ShivMandir Nagar Ward 


North : 


East : 


South : 


From the matching point of the bridge on the road leading to the Atal Housing , 
on the edge of the Chattanpara , moving towards the side of the Prime 
Minister, while crossing the Prime Minister s rural road and culvert towards 
Paneda, to the border point of Gidam and Paneda. 
Matching from the boundary point of Paneda Geedam connecting from the 
Matching point of Paneda Geedam ITI to matcing point of main road NH -63. 
From matching point geedam ITI and NH - 63 to taking the new police station , 
Deshraj Gupta and GAD Colony Taking the vacant plot of Rajkumar Gupta s 
house BSNL Office building , take the house of Mohan Gupta near Rajendra 
Devangan Uma Devi Thakur s building, near the old Naka of the Forest . While 
doing Hanuman ,mandir the old ITI, godown , Bhola Gupta s house is located in 
front of the house of Arvind Gupta and the road and the main road NH -63 
matching 
From matcing point of road opposite to Arvind Gupta taking Arvind Gupta , - 
Vaedhnath Jha house empty plot passing through road towards Madan Saah s 
house near Matan Market taking Raghunath , Vipul Mandal house to colvert 
on Jhodi . 


West : 


Ward no . 14 Kdtipara Nagar Ward 


North :- 


East : 


South : 


In Mahango. Para , from Mangal, Bhimaram s House , walking through 
boundary line of Geedam and north Bordar Ghotpal taking entire Para of 
Lalsay Para Kadti Para , khasra no - 237 situated at the matching point of 
GhotpalMadse and Geedam . 
From Nadi khasra no 237 situated at matcing point of Geedam Ghotpal and 
Madse , along bordar line of bade Paneda and eastern bordar of Geedam ,taking 
Kadti Para , Khasra no - 300 , 310 and crossing Pradhan Mantri Gramin Sadak 
towards Paneda situated at east and south of Nagar Panchayat of khasra no 
347 ,346 , khasra no 349. on east south corner of Nagar Panchayat, ITI near 
Paneda Jawanga Geedam to boundary line . 
Located on the east and south corner of the Khasra No. 349 of Khasra No. 349 
of the Nagar Panchayat, on the eastern south corner of the Nagar Panchayat, 
on the banks of the Kusum jhodi from Khasra No. 349 of Khasra No . 349 - P . .. 
M . J . S . Y . Road By crossing the pair side -by - side Kusum jhodi taking apart 
houses and plots and matching points of wards number 10 and 11. 
By getting the Kusum jhodi and the maturity point of the ward number 10 and 
11 through the Compost Shed through the river banks- and the matching point 
of the Kusum Jhodi, the Atal Housing KadamTikira para and the river banks 
along the coast-taking the Khasra No. 508 and crossing the river By taking 
Sudaru Rawat anganwadi building to Bhima,Mangal house ofmahangu para. 


West : 


Ward no. 15 Shitla mata Nagar Ward 


a 


in the 


North : 


. 


From the house of Deepchand , Abhimanyu Soni and Shankarlal Soni in the 
Matching point Sonar Para , on the North boundary of the Nagar Panchayat , on 
Barasur Road and NagulRoad . 


STIH TE 1947 , FGHigh 16 JE 2019 


816 ( 13 ) 


East : 


South : 


The Ghotpal of the Nagar Panchayat , leaving the Mahagupura from the 
boundary line of Geedam and walking through the banks of river Shitla Mata 
Temple , till the Stop Dame of the Matching point of Ward number 09 . 
From the stop dam on the banks of the river near Shitala Mata Mandir , by the 
side of the river, to the Stop dam situated on the western border of the Nagar 
Panchayat. 
Crossing the road from Chak Dam to Anganbadi jhadu house to the Sonar 
Para Road , the road to the Sonar Para , passing through the road , from the 
house of Dhansingh , taking the house of Pilaram Soni, from the house of 
Dhanendra Soni, on the field of Puran Soni, Laxman para and the boundary 
point of Nagul and Gidam till. 


West : 


By order & In the name of Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA, Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


